इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024-आषाढ़ 21, शक 1946 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


मैं, रामकुमार कन्हैयालाल श्राफ (RAMKUMAR KANHATYALAL SHROFF) सर्वसाधारण को सूचित करता 
हूं कि, पूर्व में मेरे घर का बोलता नाम "राम" था, जो मेरे वोटर आईडी में लिखा गया है, इसी प्रकार मेरे आधार कार्ड में मेरा 
नाम "रामकुमार श्राफ" लिखा गया है, जबकि मुझे "रामकुमार कन्हैयालाल श्राफ (RAMKUMAR KANHATYALAL 
SHROFF)" के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है, जो मेरे पेन कार्ड में दर्ज है. उक्त तीनों नाम "राम", "रामकुमार श्राफ" 
एवं HEAR कन्हैयालाल श्राफ (RAMKUMAR KANHATYALAL SHROFF)" मेरे ही नाम है, अतः भविष्य में मुझे 
"रामकुमार कन्हैयालाल श्राफ (RAMKUMAR KANHAIYALAL SHROFF)" के नाम से ही जाना, पहचाना एवं 
लिखा व पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(राम एवं रामकुमार श्राफ) (रामकुमार कन्हैयालाल श्राफ) 
(RAM & RAMKUMAR SHROFF) (RAMKUMAR KANHATYALAL SHROFF) 
(G-1375) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम राकेश कुमार रघुवंशी (RAKESH KUMAR 
RAGHUWANSHI) है और यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज / अंकित है एवं मेरे पुत्र राजवीर रघुवंशी की मार्कशीट 


637 


6588 aT HOTT, दिनांक 12 Beg 2024s TT (1) _ 


में glean मेरे वास्तविक नाम के स्थान पर राकेश रघुवंशी (RAKESH RAGHUWANSHI) दर्ज व अंकित हो गया है. 
उपरोक्त दोनों नाम एक ही पुरूष के होकर मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम राकेश कुमार रघुवंशी (RAKESH 
KUMAR RAGHUWANSH)) के नाम से जाना व पहचाना जाये. 


पुराना नाम नया नाम 
(राकेश रघुवंशी) (राकेश कुमार रघुवंशी) 
(G-1376) 
नाम परिवर्तन 


मैं, भागवती aed ofa कमलेश ured निवासी-म.न. 1/18, अंबेडकर नगर, भोपाल (म.प्र), विवाह पूर्व मेरा नाम भागवती 
घोसले था, विवाह के पश्चात्‌ मेरा नाम भागवत्ती Bred पति कमलेश Bred हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भागवती 
Med पति कमलेश Med के नाम से जाना व पहचाना दर्ज किया जावें. 


पुराना नाम नया नाम 
(भागवती घोसले) (भागवत्ती ured) 
(G-1377) पति-कमलेश साल्वे. 
नाम परिवर्तन 


मैं, रिषम सिंह चौहान पुत्र श्री उदयप्रताप सिंह चौहान-निवासी कुशवाह कॉलोनी, इटावा रोड भिण्ड, मेरी माँ का नाम 
श्रीमती प्रेमा चौहान जबकि हमारे अन्य दस्तावेजों में प्रेमा चौहान के स्थान पर सीमा चौहान लिख गया है. हमारी माँ का सही 
नाम प्रेमा चौहान लिखा-पढ़ा जावे. 


प्रार्थी 


(रिषभ सिंह चौहान) 
(0-1378) निवासी-कुशवाह कॉलोनी, इटावा रोड़, भिण्ड, 


नाम परिवर्तन 
मैं, रेम सिंह बरेला (Rem Singh Barela) पिता श्री मगनलाल बरेला (Maganlal Barela) निवासी-ग्राम देहरिया मुकाती, 
तहसील इछावर, जिला-सीहोर (म.प्र). मेरी पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम कमला बरेला (Kamla Barela) अंकित है जो 
कि गलत है. जबकि उसका सही नाम सविता (Savita) है. कमला बरेला एवं सविता दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य 
में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सविता (Savita) के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे. 
प्रार्थी 


(रेम सिंह बरेला) 
(G-1379) 


भाग 3 (1)] rae TS, दिनांक 12 erg 2024 C39 3(1)] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 639 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परषोत्तम पुत्र श्री हिम्मत सिंह लोधी, निवासी--मकान नम्बर- 15, हिनौतिया 
खालसा जुझारपुर, तहसील गैरतगंज, हिनौतिया खालसा रायसेन (म.प्र). मेरा वास्तविक नाम परषोत्तम (PARSHOTTAM) 
है आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मुन्ना लोधी अंकित हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक नाम परषोत्तम (PARSHOTTAM) 
के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा, सभी शासकीय/अर्द्धासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा. 


पुराना नाम नया नाम 
(मुन्ना लोधी) (परषोत्तम) 
((7-1380) (PARSHOTTAM) 
नाम परिवर्तन 


पूर्व में मेरा नाम कैलाश नारायण चौरसिया, (Kailash Narayan Chourasiya) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में 
मुझे रामकिशोर चौरसिया, (Ramkishore Chourasiya), निवासी :- 07, आदिनाथ नगर, जिला इन्दौर (म.प्र). के नाम से 
जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित करवाया जावेगा. 


प्रार्थी 


(रामकिशोर चौरसिया) 
(G-1381) (Ramkishore Chourasiya) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश जाटव (Suresh Jatav) आत्मज श्री विजय सिंह जाटव, 
आयु-वयस्क, निवासी :- म.नं, 3377, राधाकृष्ण मंदिर, बावड़िया कला, भोपाल (म.प्र. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका एलेक्स 
जाटव (Alex Jatav) अंकित है जो कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम था अब मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार 
संशोधित होकर शिव जाटव (Shiv Jatav) हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को शिव जाटव (Shiv 199२४) पुत्र श्री सुरेश 
wed (Suresh Jatav) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए. 
आवेदक 


(सुरेश जाटव) 
(Suresh Jatav) 
(G-1382) पिता- श्री विजय सिंह ued. 


PUBLIC NOTICE 


Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Tejas Enterprises, Registered office at A/H 32, 
Pandit Deendayal Upadhyay Nagar, Sukhliya, Indore (M.P.) and Registration No. is 03/27/01/0047/20 dated 
30-07-2020, which was constituted vide partnership deed executed on 1-2-2018. 


In this Partnership firm subsequentaly following changes have occurred on 26-11-2019, Shri Pankaj Jain 
S/o. Shri Rajendra Jain has voluntarily retired from the firm. Now from this date Pankaj Jain ji will not have any 
kind of authority or right to any movable-immovable property of this firm. 


640 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 | भाग 3 (1 ) 


Now Shri Devraj Surana and Shri Paras Surana are the running Partners of the Partnership firm. 


M/S. Tejas Enterprises 
(Devraj Surana) 
(G-1383) (Partner) 


CHANGE OF NAME 
I, Pradeep Kumar Gupta S/o. Manoharla! Gupta hereby declare that | have changed my name as Pradeep 
Pancholi S/o. Manoharlal Pancholi so from now and in future I will be known by my new name. 


Old Name New Name 
(Pradeep Kumar Gupta) (Pradeep Pancholi) 
S/o. Manoharlal Gupta S/o. Manoharlal Pancholi 
Add :- 112-K, Rajendra Marg, Sonkatch, 
(G-1384) Dist.-Dewas (M.P.). 


SURNAME CHANGE 
I, hereby declare that, I have changed my surname from Sandeep Chourasia to Sandeep Modi. Hence- 


forth I shall be known and written as a Sandeep Modi for all purposes. 


Old Surname New Surname 
(Sandeep Chourasia) (Sandeep Modi) 
Add :- Malviyaganj Itarasi, 
(G-1385) Distt.-Hoshangabad (M.P.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम प्रकाश चौहान (PRAKASH CHOUHAN) पिता 
श्री मांगीलाल चौहान था, जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, जिसको परिवर्तित कर प्रकाश (PRAKASH) ) कर लिया है जो 
मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम प्रकाश (PRAKASH) ) के नाम से जाना-पहचाना 
व सम्बोधित किया जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में जहां भी प्रकाश चौहान दर्ज है, के स्थान पर प्रकाश 
पढ़ा-लिखा व समझा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
( प्रकाश चौहान ) ( प्रकाश ) 
(PRAKASH CHOUHAN) (PRAKASH) 


पिता- श्री मांगीलाल चौहान 
पता-ग्राम जामनीया, तह. सेगांव 
(G-1386) जिला खरगोन (म.प्र) 


भाग (1)] ee oa, दिनांक 12 Gere 2024 CT जुलाई 2024 641 


CHANGE OF NAME 
Before marriage my name was JYOTI MULANI D/o GHANSHYAMDAS MULANI after marriage I 
have changed my name as SUMAN AHUJA W/o RAJESH AHUJA. 1 will be known by the new name 
SUMAN AHUJA W/o RAJESH AHUJA. 
Old Name New Name 


(JYOTI MULAND (SUMAN AHUJA) 
W/o RAJESH AHUJA 
Add :G-5,SHRADDHA APPT. 
NEAR SANSKAR SCHOOL, 
NIRMAL NURSERY, 
(G-1387) BAIRAGARH, BHOPAL (५.०) 


CHANGE OF NAME 
Before marriage my name was SIMRAN BABANI D/o NARESH BABANI after marriage I have 
changed my name as SAYSHA TALREJA W/o RAHUL TALREJA. 1 will be known by the new name 
SAYSHA TALREJA W/o RAHUL TALREJA. 
Old Name New Name 
(SIMRAN BABANI) (SAYSHA TALREJA) 
W/o RAHUL TALREJA 
Add : H.NO. 3, LOVE HUTS COLONY, 
CHUNABHATI, BHOPAL, 
(G-1388) (M.P.) 


नाम परिवर्तन 

मेरा विवाह से पूर्व नाम हरभजन कौर पुत्री श्री प्रीतम सिंह था. मेरा विवाह ललित थावानी के साथ सम्पन्न हुआ है. अतः 
विवाह पश्चात्‌ मैं अपना नाम एच. थावानी पत्नी श्री ललित थावानी लिखने लगी हूँ, अत: हरभजन कौर एवं एच. थावानी दोनों 
मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे एच. थावानी नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे. 

Old Name New Name 
(HARBHAJAN KAUR) (H. THAWANTD) 
पत्नी-श्री ललित थावानी 
पता - एफ-1/203, ग्रीन एकड़ ग्लोबस, 

(G-1389) लालघाटी, नयापुरा, भोपाल-मध्यप्रदेश. 


CHANGE OF NAME 
I, Chetana Sunil Salunke have changed my name to Chetna Sunil Salunke D/o Sunil Salunke and Now | 
Would be Known as Chetna Sunil Salunke D/o Sunil Salunke. 
Old Name New Name 
(CHETANA SUNIL SALUNKE) (CHETNA SUNIL SALUNKE) 
(G-1390) 


642 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 | भाग 3 (1 ) 


NOTICE 
(U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932) 


Notice is hereby given that the firm "M/s SIGNATURE COLONISERS" of Bhopal vide Registration 
No. 01/01/01/0069/16 Year 2016-2017 on date 08-06-2016 undergone through the following changes :- 


That the partners here Shri Ashlee Khilwani S/o Shri Rajkumar Khilwani, Shri Laxmi Narayan Sharma 
S/o Late. Ganga Swarup Sharma, Shri Vishal Idnani S/o Late. Shri Nand Kishore Idnani, Smt. Fouzia Yusuf 
W/o Late. S.M. Yusuf, Mohd. Omer Siddiqui S/o Late. Mohd. Juber Siddiqui, Mohd. Anas Siddiqui 
S/o Late Mohd. Zubair Siddiqui, Mohd, Sohail Siddiqui S/o Late. Mohd. Juber Siddiqui and Smt. Nasreen 
Siddiqui W/o Mohd. Sohail Siddiqui are admitted as new incoming partners to the said partnership firm and 
all the existing partners are agreed on the changes done in the constitution of the firm ७.९. 27-08-2023. 


"M/s SIGNATURE COLONISERS" 
MANISH KUMAR IDNANI 
(Partner) 
(G-1391) 18-19, Kolar Castle, Chunnabhatti, Kolar Road, Bhopal 


नाम परिवर्तन 


मैं, सुमंगलम अवतार शर्मा (SUMANGALAM AVTAR SHARMA) पुत्र सिद्धार्थ शर्मा सर्वसाधारण को सूचित 
करता हूँ कि मेरा पूर्व नाम सुमंगलम शर्मा (SUMANGALAM SHARMA) था जो मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम की 
पॉलिसियों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं सुमंगलम अवतार शर्मा पुत्र सिद्धार्थ शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं 
पुकारा जाता हूँ. जो मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. सुमंगलम अवतार शर्मा एवं सुमंगलम शर्मा दोनों मेरे ही 
नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुमंगलम अवतार शर्मा लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे. 


पूर्व नाम नया नाम 
( सुमंगलम शर्मा ) ( सुमंगलम अवतार शर्मा ) 
पुत्र-सिद्धार्थ शर्मा 
(G-1392) पता :- AA. 172, रेत फाटक के पास, लोहा मंडी, ग्वालियर (म.प्र). 
नाम परिवर्तन 


मैं, महेश शर्मा (MAHESH SHARMA) पुत्र हरगोविंद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का नाम मुन्ना 
लाल (MUNNA LAL) है, जो मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं महेश 
शर्मा पुत्र हरगोविंद के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. जो मरे शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. महेश 
शर्मा एवं मुन्ना लाल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे महेश शर्मा लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


(मुन्ना लाल) (महेश शर्मा पुत्र हरगोविंद) 
(G-1393) पता :- गणेश कॉलोनी, खडगेश्वर रोड, ग्वालियर (AH). 


भाग 3 (1)]..  घ्यप्रदेशराजपत्र दिनांक 12 emg 2024 Ci 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s PN. GROUP जो GNHI/HT0017, HOTEL SANGEETA, 
LAXMIGANJ GUNA में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/40/01/0177/5, दि. 31-12-2015 है, जिसमें दिनांक 
02-07-2024 को भागीदार प्रकाश राठौर पुत्र स्व. श्री फूलचंद राठौर, निवासी - 483, शास्त्री मार्केट भगत सिंह चौक, सोनी 
कॉलोनी, गुना (An) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों. 


M/s P.N. GROUP 
विनोद राठौर 
भागीदार) 
Add-GNH 1/HT0017, HOTEL SANGEETA 
(G-1394) LAXMIGANJ GUNA. 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम नबल सिंह (NABAL SINGH) पुत्र सोबरन सिंह है जो मेरे आधारकार्ड, 
बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मैं अपना नाम बदल कर नबल सिंह के स्थान पर गजूआ कर रहा हूँ. अतः 
प्रकाशन उपरान्त मुझे गजूआ लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावेगा. 


पूर्व नाम वर्तमान नाम 
(नबल सिंह) (गजूआ पुत्र सोबरन सिंह) 
(G-1395) पता :- पिनावली पिपरसेवा, मुरैना (म्र.) 
PUBLIC NOTICE 


Notice is hereby given that the firm " M/s KRISHNASHRAY MINES AND MINERALS" of 01, 
KHEDAPATI COLONY, SHIVPURI, 473551 (M.P.) Vide Registration No. 02/41/01/0242/24, dated 05-02- 
2024 has undergone reconstitution in the partnership, whereby Mr. Ram Kishan is joining the firm from 26- 
06-2024 as a partner. Please all be informed. 

M/s KRISHNASHRAY MINES AND MINERALS 
Upendra Singh 
(G-1396) (Partner). 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित्त करता हूँ कि मेरा घर का नाम वाशुदेव राव (VASHUDEV RAO) है जो मेरे पेनकार्ड एवं 
अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सुरेश पुत्र केशव राव के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा 
जाता हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सुरेश एवं वाशुदेव राव दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः 
प्रकाशन उपरान्त मुझे वाशुदेव राव के स्थान पर सुरेश लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे. 


घर का नाम वर्तमान नाम 
(वाशुदेव राव) (सुरेश) 
पुत्र केशव राव 


(G-1397) पता :- 217, भैसा चौकी, खासगी बाजार, अजयपुर, ग्वालियर (म.प्र.). 


64 er राजपत्र दिनाक लिन 2024 तन पननननन सच मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


मैं, चंदोमल टेकूमल लालवानी पुत्र टेकुमल लालवानी (Chandomal Tekumal Lalwani S/o Tekumal Lalwani), 
सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक प्रपत्र जैसे-सर्विस बुक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, 
पैन कार्ड, पासपोर्ट, अंकसूचीयों एवं मेरे द्वारा पूर्व में निष्पादित दस्तावेज में चंदोमल टेकूमल लालवानी, चंदूमल लालवानी, 
चंदूमल टेकूमल लालवानी, सी.टी. लालवानी एवं चंदूमल टेकचन्द लालवानी भिन्न-भिन्न रूप में दर्ज नाम के स्थान पर 
सुधार करते हुए चंदोमल टेकूमल लालवानी पुत्र टेकुमल लालवानी (Chandomal Tekumal Lalwani S/o Tekumal 
Lalwani) पढ़ा-लिखा, जाना, पहचाना व समझा जावे. 


नया नाम 


(चंदोमल टेकूमल लालवानी पुत्र टेकुमल लालवानी) 
(Chandomal Tekumal Lalwani S/o Tekumal Lalwani) 
निवासी - फ्लैट नंबर--203, प्लाट नंबर-313, 
रचन कुंज, ई-7, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल 
(G-1398) (म.प्र) 


नाम परिवर्तन 


मैं, श्रीमती सपना जैन पत्नी श्री राकेश कुमार जैन, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम 
बेबी जैन (BABY JAIN) लिखा गया है जो गलत है, जबकि मेरा सही नाम सपना जैन (SAPNA JAIN) है, जो सत्य 
एवं सही है और वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी--पहचानी और पुकारी जाती हूं और भविष्य में भी इसी नाम से जानी-पहचानी 
और पुकारी जाऊंगी. अतः मेरे आधार कार्ड में गलत नाम बेबी जैन (BABY JAIN) के स्थान पर सही नाम सपना जैन 
(SAPNA JAIN) लिखा और पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(बेबी जैन) (सपना जैन) 
(BABY JAIN) (SAPNA JAIN) 
(G-1399) 
आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S. AK Enterprises, R/o 219, Krishnaganj, Saugor (M.P.). 
पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0178/19 सन्‌-2019-2020 दिनांक 19-03-2019 पर पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 21-02-2019 
को Shri Gulam Dustgir Khan & Shri Aizaz Khan भागीदार थे, उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-02-2024 
को फर्म के भागीदार Shri Gulam Dustgir Khan के दिनांक 01-02--2024 को मृत्यु होने के कारण फर्म की भागीदारी से 
स्वतः पृथक्‌ हो गये. उक्त दिनांक 01-02-72024 को Shri Salim Khan को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. जिसका 
संशोधित विलेख दिनांक 01-02-2024 को निष्पादित किया गया है. वर्तमान में, फर्म में Shri Aizaz Khan & Shri Salim 
Khan भागीदार & फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. 


M/S. AK Enterprises, 
Shri Aizaz Khan 
(भागीदार) 
(G-1400) Add.— R/o 219, Krishnaganj, Saugor (M.P.) 


भाग3 (1)] Te राजपत्र दिनांक 12 जला 2024 nn मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 645 


नाम परिवर्तन 
मैं, धूल सिंह पिता श्री हरीप्रसाद, निवासी-ग्राम आवलीखेड़ा, पोस्ट-आबिदाबाद, जिला सीहोर, (म.प्र). मेरे पुत्र के 
आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रियांश अंकित हो गया है जो कि गलत है. उसका सही नाम अभिमन्यू पिता धूल सिंह 
है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिमन्यु पिता धूल सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(प्रियांश) (अभिमन्यू) 
(Abhimanyu) 
पिता-धूलसिंह 
(G-1401) (Dhul Singh) 
नाम परिवर्तन 


मैं, श्रीमती शिखा बैस पत्नी श्री अनिल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र धनेन्द्र प्रताप सिंह बैस (Dhanendra 
Pratap Singh Bais) के आधार कार्ड में उसका नाम धनेन्द्र प्रताप सिंह ठाकुर अंकित है, जबकि उसका सही नाम धनेन्द्र प्रताप 
सिंह बैस है जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज एवं जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है. दोनों नाम एक 
ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को avy प्रताप सिंह बैस (Dhanendra Pratap Singh Bais) के नाम से जाना एवं 
पहचाना जाये. 
प्रार्थी 


(शिखा बैस) 
(G-1402) पता — BIRT कलां, जिला सिवनी AH). 


CHANGE OF NAME 


1,Mohammad Babar Anwar Son of Abdul Rashid Qureshi, Resident of House No. Flat No. 202, Land 
Mark Apartment Noor Mahal, National Dairy, Bhopal (M.P.) Aadhar No. 4287 1677 4399 Hereby declare with 
Oath that My Daughter name Alishaba Babar Wrongly published in Birth Certificate and service record My 
Daughter name is Taiba Babar Instead of Alishaba Babar Hence forth will be Known by this name. 


Old Name New Name 
(Alishaba Babar) (Taiba Babar) 
(G-1403) D/o. Mohammad Babar Anwar 
नाम परिवर्तन 


मैं, श्रीमती फूलवती गौठरिया पत्नी श्री राहुल प्रताप गौठरिया, निवासी-ग्राम रमतिला, पोस्ट बिजादांडी, जिला मंडला 
(म.प्र). सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा नाम फूलवती गौठरिया PHOOLVATI GOUTHARIYA) है एवं मेरे 
आधार कार्ड में मेरा नाम फूलवती गौठरिया (PHOOLVATI_ GOUTHARIYA) अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरा 
सही नाम फूलवती गौठरिया (FOOLVATEE GOUTHARIYA) दर्ज है, जो कि सही है. दोनों नाम एक ही महिला के 
हैं. अत: भविष्य में मेरा नाम फूलवती गौठरिया ("000४7 GOUTHARIYA) सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी 
दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे. 
पुराना नाम नया नाम 


(PHOOLVATI GOUTHARIYA) (FOOLVATEE GOUTHARIYA) 
(G-1404) 


[CAE टी नि ि-्ननसिननानस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 | भाग 3 (1 ) 


नाम परिवर्तन 


मैं, जगदीश सोलंकी पिता बालूसिंह सोलंकी, निवासी लसूडल्या खेराज, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, (म.प्र. 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पुत्र का नाम शिवप्रताप सिंह सोलंकी का विद्यालय रिकॉर्ड में भूलवश 
शिव प्रताप सोलंकी दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम शिवप्रताप सिंह सोलंकी है तथा अब मेरे पुत्र को 
शिवप्रताप सिंह सोलंकी के नाम से ही जाना-पहचाना जावे एवं विद्यालय रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(शिव प्रताप सोलंकी) (शिवप्रताप सिंह सोलंकी) 
(SHIV PRATAP SOLANKI) (SHIVPRATAP SINGH SOLANK]) 
(G-1405) पिता-जगदीश सोलंकी 
नाम परिवर्तन 


मैं, उमा सिंह अहिरवार पत्नी श्री डॉ. आर. के. अहिरवार, निवासी-रंगियापुरा विदिशा, तहसील व जिला विदिशा, (म.प्र) मेरी 
पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम उपासना सिंह अहिरवार लिखा है जो कि गलत है. जबकि शासकीय दस्तावेजों जैसे जन्म 
प्रमाण-पत्र एवं मार्कशीट में मेरी पुत्री का नाम वाणी सिंह अहिरवार दर्ज है जो सही है. 


अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वाणी सिंह अहिरवार के नाम से ही जाना-पहचाना, दर्ज किया जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
(उपासना सिंह अहिरवार) (वाणी सिंह अहिरवार) 


पित्ता-डॉ. आर. के. अहिरवार 


(G-1406) 


नाम परिवर्तन 


मैं, पूर्णशंकर पाठक (POORNSHANKER PATHAK) पिता श्री सुरेन्द्र कुमार पाठक, निवासी-म.नं. 23, आइडियल 
गेंड ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र) मेरा गलत नाम शैक्षणिक दस्तावेज में पूर्ण शंकर पाठक (POORN SHANKER 
PATHAK, POORN SHANKAR PATHAK) दर्ज है. जबकि मेरा सही नाम पूर्णशंकर पाठक (POORNSHANKER 
PATHAK) है. अत: अब मुझे पूर्णशंकर पाठक (POORNSHANKER PATHAK) के नाम से ही जाना, पढ़ा, समझा जाये. 


पुराना नाम नया नाम 
(पूर्ण शंकर पाठक) (पूर्णशंकर पाठक) 
(POORN SHANKER PATHAK, (POORNSHANKER PATHAK) 


POORN SHANKAR PATHAK) 


(G-1407) 


am3(1)) aT TG, दिनांक 12 जुलाई 2004... ऑ- 57 जुलाई 2024 647 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम फाल्गुनी बजारिया (FALGUNI BANJARIYA) 
पिता श्री कमल बजारिया और माता का नाम किरण बंजारिया है, जो कि मेरी समग्र आई.डी. पर दर्ज है, किन्तु मेरी शैक्षणिक 
दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र एवं मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम फाल्गुनी बंजारा (FALGUNI BANJARA) पिता 
श्री कमल बंजारा और माता का नाम किरण बंजारा दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फाल्गुनी बंजारिया 
(FALGUNI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया और माता का नाम किरण बंजारिया के नाम से जाना-पहचाना व 
सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(फाल्गुनी बंजारा) (फाल्गुनी बंजारिया) 
ff i 
(FALGUNI BANJARA) (FALGUNI BANJARIYA) 


पिता-श्री कमल बंजारिया 
माता का नाम- किरण बंजारिया 
(G-1408) पता- 14, धानगली, सराफा बाजार, इंदौर (AH). 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम अंजली बजारिया (ANJALI BANJARTYA) 
पिता श्री कमल बजारिया और माता का नाम किरण बंजारिया है, जो कि मेरी समग्र आई.डी. पर दर्ज है, किन्तु मेरी शैक्षणिक 
दस्तावेज, जन्म प्रमाण-पत्र एवं मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम अंजली बजारिया (ANJALI BANJARIYA) पिता 
श्री कमल बंजारा और माता का नाम किरण बंजारा दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंजली बजारिया 
(ANJALI BANJARIYA) पिता श्री कमल बंजारिया और माता का नाम किरण बंजारिया के नाम से जाना-पहचाना व 
सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(अंजली बंजारा) (अंजली बंजारिया) 
(ANJALI BANJARA) (ANJALI BANJARIYA) 


’ 


(G-1409) पिता-श्री कमल बंजारिया 
माता का नाम- किरण बंजारिया 


पता- 14, धानगली, सराफा बाजार, इंदौर (AW). 
नाम परिवर्तन 
मैं, मनोज कुमार रघुवंशी, निवासी-कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का जन्म का नाम सोहम रघुवंशी अंक ज्योतिषिय 


कारणों से बदलकर सोहम प्रताप रघुवंशी किया गया है. भविष्य में सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम सोहम 
प्रताप रघुवंशी (Sohum Pratap Raghuwanshi) ही पढ़ा एवं लिखा जाए. 


पुराना नाम नया नाम 
(सोहम रघुवंशी) (सोहम प्रताप रघुवंशी) 
(Sohum Raghuwanshi) (Sohum Pratap Raghuwanshi) 
p Rag 


(G-1410) पिता-मनोज कुमार रघुवंशी. 


648 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 648... RET TOT, दिनांक 127 जुलाई 2020... [भाग3 (1) 


नाम परिवर्तन 


मैं, रतनलाल (RATANLAL) निवासी ग्राम-बोरपानी तहसील पोस्ट-गौहरगंज, जिला-रायसेन, मेरे पुत्र का नाम सभी 
दस्तावेजों में अरविंद (ARVIND) है परन्तु उसके आधार कार्ड में अरुण (ARUN) नाम है, दोनों एक व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य 
में उसे केवल अरविंद (ARVIND) के नाम से ही जाना व पहचाना जाए. 


पुराना नाम नया नाम 


(अरूण) (अरविंद) 
(G-1411) 


CHANGE OF NAME 


It is informed that my name was Shailu at the time of birth, | am D/o Suresh Kumar Jain. After that, 
during education my name was Shweta Jain and mentioned in all marksheets, Adhar, PAN and other docu- 
ments. I got married with Mr. Anurag Jain R/o T-6 veronika Aprt. DK 3 Kolar Road Bhopal, (M.P.) Shailu and 
Shweta both are the same person. This is for the general information for name change for gazette notification. 
In future I will known as Shweta Jain. 


Old Name New Name 


(Shailu) (Shweta Jain) 
(G-1412) 


नाम परिवर्तन 


मैं, सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री बबन प्रसाद निवासी-6/45, सूरजकुंज Prax शुभाल्या बिलास बरखेड़ा पठानी Yor भोपाल 
(म.प्र). मेरे पुत्र का पूर्व नाम - सिद्धार्थ कुमार राय था और वर्तमान का नाम सिद्धार्थ कुमार है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में 
सिद्धार्थ कुमार के नाम से जाना-पहचाना जायेगा. 


पुराना नाम नया नाम 
(सिद्धार्थ कुमार राय) (सिद्धार्थ कुमार) 
(G-1413) 
नाम परिवर्तन 


मैं, श्रीमती कांति यादव पति महेश यादव निवासी-नारायणपुर, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र) मेरे पुत्र के 
आधारकार्ड पर नाम त्रुटिवश कुनाल यादव लिखा गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम पियुष यादव पिता महेश यादव 
है. और यही नाम उसके अंकसूची एवं जन्म प्रमाण-पत्र पर भी लिखा है जो कि सही है. अतः मेरे पुत्र को उसके सही नाम 
पियुष यादव पिता महेश यादव के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(कुनाल यादव) (पियुष यादव) 
(Kunal Yadav) (Piyush Yadav) 


(G-1414) पित्ता-महेश यादव 


भाग 3 (1)] FT राजपत्र दिनांक 12 Gog 2024 CD मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 649 


नाम परिवर्तन 


मैं, बडाई कुशवाहा आ. श्री wor कुशवाहा, निवासी-ग्राम व पोस्ट बछौन, तहसील थाना चंदला, जिला छतरपुर 
(म.प्र) हाल पता-एच.आई.जी.--182, के-सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र). वर्तमान में मेरा नाम “बडाई कुशवाहा (BADAI 
KUSHWAHAY है, एवं उक्त नाम ही मेरे संपूर्ण दस्तावेजों में अंकित है. प्रकाशन उपरांत “बादल सिंह कुशवाहा (BADAL 
SINGH KUSHWAHA)’ के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(बडाई कुशवाहा) (बादल सिंह कुशवाहा) 
(BADAI KUSHWAHA) (BADAL SINGH KUSHWAHA) 
(G-1415) 
नाम परिवर्तन 


मैं, कुमकुम पुत्री श्री मनोहर सिंह निवासी ग्राम बडलिया बरामद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड 
में पूर्व नाम निकिता दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम कुमकुम है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कुमकुम से 
जाना-पहचाना दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(निकिता) (कुमकुम) 
(G-1416) पिता-मनोहर सिंह. 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रीना शर्मा पुत्री स्व. महेश शर्मा, शैक्षणिक दस्तावेज में 
श्रीमती सोना दुबे पत्नी श्री राजेश दुबे पुत्री स्व. श्री महेश शर्मा निवासी-स्थाई, पता-म.नं.-69, पुठठा मिल न्यू लेबर कॉलोनी, 
बस Ss के पास, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र) हाल निवास-ए-43, बंजारी कॉलोनी, कोलार रोड, जिला-भोपाल 
(म.प्र) है, मेरे विवाह उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित रीना शर्मा पुत्री स्व. महेश शर्मा, के स्थान पर श्रीमती सोना दुबे पत्नी 
श्री राजेश दुबे कर लिया है, अब से मेरा नाम श्रीमती सोना दुबे पत्नी श्री राजेश दुबे के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं सभी 
संबंधित अभिलेखों में मेरा नाम परिवर्तित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(रीना शर्मा) (frit सोना दुबे) 
(G-1417) पत्नी-श्री राजेश दुबे 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिचरण शर्मा पिता श्री दीनदयाल शर्मा, निवासी-लसुडिया परिहार, 
तहसील व जिला सीहोर (म.प्र)) मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम हिमांशु शर्मा दर्ज हो गया है जो कि गलत 
है. मेरे पुत्र का सही नाम अमित शर्मा है जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमित शर्मा 
पिता- श्री हरिचरण शर्मा के नाम से ही जाना-पहचाना दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


(हिमांशु शर्मा) (अमित शर्मा) 
(G-1418) पिता-श्री हरिचरण शर्मा. 


650 60 aeeT राजपत्र दिनांक 12 जुलाई 2024 _ TS At) जुलाई 2024 [ भाग 3 (1) 


am परिवर्तन 


# Sinto Varghese आत्मज Varghese fAarfi-St. Francis Sevadham Ashram Shampura Sagar मेरे संस्था में 
रहने वाले छात्र गणेश यादव के आधारकार्ड में त्रुटिवत उसका नाम यशवंत यादव दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि 
उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम गणेश यादव पिता स्वर्गीय श्री पदम यादव दर्ज है जो कि सही है. गणेश यादव एवं 
यशवंत यादव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में इसे उसके सही नाम गणेश यादव Ganesh Yadav आत्मज स्वर्गीय 
श्री पदम यादव Late Padam Yadav के नाम से ही जाना-पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(यशवंत यादव) (गणेश यादव) 
(Ganesh Yadav) 
(G-1419) पिता-स्वर्गीय श्री पदम यादव. 
नाम परिवर्तन 


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ज्योति बक्षी Jyoti Bakshi) दर्ज/अंकित है 
एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम स्मिता बक्षी (Smita Bakshi) दर्ज व अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही महिला के होकर 
मेरे ही हैं एवं भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम स्मिता sell (Smita Bakshi) के नाम से जाना व पहचाना जाये. 
पुराना नाम नया नाम 


(ज्योति बक्षी) (स्मिता बक्षी). 
(0-1420) 
जाहिर सूचना 
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रास इंटरप्राइजेज (RAAAS ENTERPRISES ) जिसका 
पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0324/24 वर्ष 2023-2024, दिनांक 10 जनवरी 2024 को पंजीबद्ध है. उक्त फर्म में दिनांक 20 अप्रैल 
2024 को अंकित मालवीय और सुधा सागर नए पार्टनर की तरह सम्मिलित हुए हैं तथा विशेष शर्मा ने फर्म से अपने पार्टनर 
के पद को त्याग दिया है. अतः अब Ue फर्म में वर्तमान में कुल 5 भागीदार हैं जो निम्न है. (1) श्री आदित्य सागर (2) श्री ऋषभ 
सागर (3) श्रीमती सुधा सागर (4) श्री अंकित मालवीय (6) श्री इरशाद अहमद सिद्दीकी. अब भविष्य में उक्त फर्म का संचालन 
पांचों भागीदार द्वारा किया जाएगा. 
मेसर्स रास इंटरप्राइजेज 
(RAAAS ENTERPRISES ) 
आदित्य सागर 
((7-1421) (भागीदार) 


नाम परिवर्तन 


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम विग्नेश के. उर्फ के. अजय कुमार पुत्र श्री कोलंजी जो कि 
शैक्षणिक दस्तावेजों, आधारकार्ड, पेन कार्ड में विग्नेश के. अंकित है. अतः अब मुझे सभी शासकीय एवं अशासकीय दरतावेजों 
में विग्नेश के. के नाम से लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाये. 
पुराना नाम नया नाम 


(विग्नेश के. उर्फ के. अजय कुमार) (विग्नेश के. Vignesh K.) 
पिता का नाम : श्री कोलंजी Kolanji 
पता : रेलवे आवास क्र. आर.बी.--1/10-सी 
(G-1422) निशातपुरा रेलवे कॉलोनी, भोपाल. 


am3(1)] RAT TT, दिनांक 127 Gere 2024 ST मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 651 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टीकाराम पुत्र श्री बदामी लाल, निवासी-ग्राम नेहलाई पोस्ट मरदानपुर, 
तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र. 
मेरा वास्तविक नाम टीकाराम (TIKARAM) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सीताराम अंकित हो गया है. अब मैं, अपने 
वास्तविक नाम टीकाराम (TIKARAM) के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा, सभी शासकीय, अर्द्शासकीय दस्तावेजों में मेरा 
यही लिखा-पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(सीताराम) (टीकाराम) 
(G-1423) (TIKARAM). 
नाम परिवर्तन 


मैं, मीनू प्याठी पिता श्री एस.के. कासम निवासी-29, शिव विहार, हरनियाखेडी, तहसील महू, इंदौर (AM) एतद्द्वारा 
सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम मेमुना मुमताज पिता श्री एस. के. कासम था, जो शैक्षणिक दस्तावेजों में है. मीनू प्याठी पिता 
श्री एस.के. कासम एवं मेमुना मुमताज पिता श्री एस. के. कासम एक ही व्यक्ति हैं, सभी शासकीय“अशासकीय दस्तावेजों, शेष 
सर्टिफिकेट में प्रकाशन उपरांत नया नाम मीनू प्याठी पिता श्री एस. के. कासम लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(मेमुना मुमताज) (मीनू प्याठी) 
(G-1424) पिता श्री एस. के. कासम 
आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एस.एस. कन्सट्रक्शन वर्तमान मुख्यालय हाउस A. 22, 
ग्राम पोस्ट करी, थाना सिविल लाईन, तहसील राजनगर, छतरपुर (AM) 471105 के साझेदार सनिल कुमार तिवारी 
तनय बाबू लाल तिवारी सेवामुक्त हो गये हैं. इनके स्थान पर हिमांशु अग्रवाल तनय, श्री विजय कुमार अग्रवाल निवासी हाउस 
नं. 90, वार्ड नं. 19, बसारी दरवाजा मस्जिद के पीछे छतरपुर (म.प्र.) 471001 फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं फर्म का वर्तमान 
मुख्यालय हाउस नं. 22, ग्राम-पोस्ट कर्री, थाना सिविल लाईन, तहसील राजनगर, छतरपुर (म.प्र.) 471105 कर दिया गया 
है. दिनांक 09-05--2024 से लागू माने जायेंगे. 

भवदीय 
Re एस.एस. Eaters 
संदीप अग्रवाल 
(G-1425) (भागीदार) 


नाम परिवर्तन 
मैं, नाजिया खान पिता मोहम्मद आय्यूब खान निवासी-वार्ड नम्बर 07, अनूपपुर तहसील व थाना अनूपपुर जिला अनूपपुर 
म.प्र. की निवासी हूँ. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता के नाम में M.D.AYUB KHAN 
लिखा गया है/अंकित है. वर्तमान एवं भविष्य में मेरा नाम नाजिया खान पिता मोहम्मद आय्यूब खान नाम से जाना व पहचाना 
एवं पुकारा जाता है, मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों को छोड़ समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम नाजिया खान पिता मोहम्मद आय्युब खान 
अंकित है, तथा मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा नाम नाजिया खान पिता मोहम्मद आय्यूब खान, लिखा एवं पढ़ा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नाजिया खान) (नाजिया खान पुत्री मोहम्मद आय्यूब खान, 
पु यू 
(NAZIYA KHAN) (NAZIYA KHAN D/O MOHAMMAD AYUB KHAN) 


(G-1426) 


652 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 | भाग 3 (1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेंहा भालेराव सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम सौम्य देसाई 
(SAUMYA DESAI) पिता मलय देसाई (MALAY DESAD) था, जो की उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु 
मेरा विवाह दुर्गेश भालेराव (DURGESH BHALERAO) से होने के पश्चात्‌ अब मेरे पुत्र का नाम सौम्य भालेराव 
(SAUMYA BHALERAO) पिता मलय दत्तक पिता दुर्गेश भालेराव हो गया है जो कि उसके आधारकार्ड पर भी दर्ज है. 
अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर उसका नाम सौम्य भालेराव लिखा-पढ़ा जावे एवं भविष्य में इसी 
नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(सौम्य देसाई) (सौम्य भालेराव पिता मलय) 
(SAUMYA DESAI) (SAUMYA BHALERAO SON OF MALAY) 


दत्तक पिता :- दुर्गेश भालेराव 
पत्ता - 133, चंद्र प्रभाष शेखर नगर, 
(G-1427) इन्दौर (AH). 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मेकल इंडस्ट्रीज जिसका पंजीयन क्रमांक 03/30/07/ 
0104/15 व पंजीयन दिनांक 9-7-2015 तथा पंजीकृत पता 24, तारा नगर बड़वाह जिला खरगोन है. जिसमें 14-02-2014 
वाले मूल भागीदारी विलेख में तीन भागीदार (1) श्रीमती सोनिया उपाध्याय पति श्री राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय (2) श्रीमती दीप्ति 
शर्मा पति श्री नितिन शर्मा (3) श्री सुरेन्द्र चौधरी पिता श्री पूनमचंद चौधरी थे. दिनांक 1-12-2017 को फर्म से दो भागीदार 
(1) श्रीमती दीप्ति शर्मा पति श्री नितिन शर्मा (2) सुरेन्द्र चौधरी पिता श्री पूनमचंद चौधरी स्वेच्छा से रिटायर हो गये तथा एक 
नई भागीदार श्रीमती सीमा चौधरी पति श्री सुनील चौधरी फर्म में शामिल हो गईं साथ ही we का पता बदलकर अब नया 
पता-प्लाट नंबर 40-50 सिरलाय इंडस्ट्रियल एरिया, जेल के पांस, काटकूट रोड, बडवाह जिला खरगोन हो गया है. 

फर्म : मेसर्स मेकल इंडस्ट्रीज 


सोनिया उपाध्याय 
(भागीदार) 
(0-1428) पता -- 7, आदर्श नगर कॉलोनी, बडवाह, जिला खरगोन. 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अभिनन्‍्दन tea मिल जिसका पंजीयन क्रमांक 685/ 

1990 व पंजीयन दिनांक 11-1-1990 तथा पता 178/1/3 पालदा इंदौर जिला इंदौर है जिसमें दिनांक 18-7-2011 के विलेख 

अनुसार फर्म की एक भागीदार sat छोटाकुंवर जैन की मृत्यु दिनांक 16-7-2011 को हो गई तथा इसी दिन दिनांक 

16-7-2011 को एक नई भागीदार श्रीमती वैशाली सुराना पति श्री मितेश कुमार जैन फर्म में शामिल हो गयीं. अतः वर्तमान 

में फर्म में शेष 3 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- (1) श्री सुरेश चंद जैन पिता श्री इन्दरचंद जैन (2) श्री मितेश कुमार जैन 
पिता श्री सुरेश चंद जैन (3) श्रीमती वैशाली सुराना पति श्री मितेश कुमार जैन. 

फर्म : मेसर्स अभिनन्दन cer मिल 

सुरेश चंद जैन 
(भागीदार) 
(G-1429) पता — 23, पंचवटी नगर, जानकी नगर, इंदौर 


भाग (4) ्ध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 12 जुलाई 2024 __ -_2[ह8३8ल__ 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 


653 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र शोएब मंसूरी पिता शोकत मंसूरी की अंकसूचियों में माता के नाम 
में अपूर्ण नाम अनिशा लिखा है जो कि पूरा नाम अनिशा बी (Anisha Bee) है. 


अतः भविष्य में सभी दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम अनिशा बी पति शोकत मंसूरी (Anisha Bee W/o Shokat 
Mansuri) से ही जाना-पहचाना लिखा, पढ़ा व बोला जाये सो विदित हो. 


पुराना नाम 
(अनिशा) 


(G-1430) 


नया नाम 


(अनिशा बी ) 
(Anisha Bee) 
निवासी : अटाहेड़ा, इंदौर 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम के पत्र क्र. 772/सटेनो | ए.डी.एम/2023, 
दिनांक 2-6-2023 के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 20)(ग) के 
अनुसार “किसी व्यक्ति का अपने पैतृक धर्म में मुड़कर वापिस आना धर्म परिवर्तन नहीं समझा जावेगा.” अधिनियम के 
प्रावधान अनुसार किसी व्यक्ति का अपने पैतृक धर्म में मुड़कर वापस आना धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं माना गया है. 


उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदकों का पुराना नाम/नया नाम प्रकाशन किया जाता है :- 


पुराना नाम 


1. मौसम पिता मोहम्मद शाह 


2. सिताराबी पिता मोहम्मद शाह 
3. राजू पिता गुलाब गुलाब शाह 


4. नजर अली पिता मोहम्मद शाह 


5. रंजिता बी पति राजू शाह 


6. अर्जुन पिता शालु शाह 
7. माया बी पति अर्जुन शाह 


8. निर्मला पिता राजु शाह 
ना.बा. सरपस्त पिता 


9. शमनबी पिता मोहम्मद शाह 


(G-1431) 


नया नाम 


श्री करण 

संगीता 

श्री राजू 

राजू 

पिता गुलाब शाह 
सुश्री रंजिता 


श्री अर्जुन 
माया बाई 
निर्मला 


गीताबाई 


13. 


14. 


15. 


पुराना नाम 


. सायरा बी.पति मोहम्मद शाह 
. अरूण पिता अर्जुन शाह 
. लीलम पिता अर्जुन शाह ना.बा. 


सरपस्त पिता 
रूपा बी पिता अर्जुन शाह 


खान पिता मोहम्मद शाह 
ना.बा. सरपरस्त पिता 


नजराना बी पिता मोहम्मद शाह 


. रूकाशाहबी पति हाबिबा 
. मोहम्मद शाह पिता लल्लु शाह 


. नवाब पिता मोहम्मद शाह 


ना.बा. सरपरस्त पिता निवासीयान 
ग्राम आम्बा तहसील पिलौदा 
जिला रतलाम (म.प्र.) 


नया नाम 
सावित्री बाई 
श्री अरूण 
लीलम 


रूपा बाई 
सावन 


सीताबाई 
रूकमणी बाई 
श्री राम सिंह 


श्री मुकेश 


64 eT TT, fei 12 eM 2024 eT (1) _ मध्यप्रदेश राजपन्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 [ भाग 3 (1 ) 


नाम परिवर्तन 


मैं, RAMKUWARBAI BAI W/o KALI CHARAN R/o. 20, JUGGI 50 QUARTER, PIPLANI, 
HUZUR, BHEL, BHOPAL (M.P.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम RAMKUWARBAI BAI दर्ज है, तथा कुछ 
दस्तावेजों में मेरा नाम MANGAL KUNAR दर्ज है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम MANGAL KUNAR दर्ज है. 
प्रकाशन उपरांत मेरा नाम RAMKUWARBAI BAI W/o. KALI CHARAN पढ़ा एवं लिखा जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
(MANGAL KUNAR) (RAMKUWARBAI BAI) 
(G-1432) W/o. KALI CHARAN. 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश मेहरा आ. गेदालाल मेहरा, मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शरद मेहरा 
(SHARAD MEHRA) है, जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवेश नाम दिनेश मेहरा उर्फ शरद मेहरा (DINESH MEHRA @ 
SHARAD MEHRA ७ ) अंकित हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सभी शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम शरद मेहरा 
है. प्रकाशन उपरांत शरद मेहरा SHARAD MEHRA के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों 
में मेरे पुत्र का यही सही नाम है. 
आवेदक 
(राजेश मेहरा आ. गेदालाल मेहरा) 
पता - वार्ड 4-19, 
नारायण नगर, ब्रम्हकुमारी आश्रम 
(G-1433) के पास, होंशगाबाद (नर्मदापुरम) (म.प्र.) 
PUBLIC NOTICE 
This is declared that the Firm M/s MALTI DEVI KISHAN SEWA KENDRA, VILLAGE PALOTHAR, 
DATIA is now will be known the name of M/s MALTI DEVI KISAN SEWA KENDRA, VILLAGE 
PALOTHAR, DATIA. 


KAPILSENTHIYA 
(G-1434) (Partner) 
नाम परिवर्तन 


मैं, श्रीमती कुसुम गंगवानी KUSUM GANGWANI पत्नी श्री अमित गंगवानी पुत्री खेमचन्द वरदानी, निवासी- 
नारंगीबाई मंदिर के पास माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र) पूर्व में मेरा नाम कु. राधा वरदानी 1९71५, RADHA VARDANI 
था जिसे विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कुसुम गंगवानी कर लिया गया है. अब, मैं, कुसुम गंगवानी के नाम से 
जानी एवं पहचानी जाती हूं तथा मेरा यही नाम भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों हेतु प्रयोग करूंगी. 


पुराना नाम नया नाम 
(कु. राधा वरदानी) (कुसुम गंगवानी) 
(KUM. RADHA VARDANI) (KUSUM GANGWANI) 


(G-1435) 


भाग 3 1)] eT ToT, दिनांक 12 जुलाई 2024 SS मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 655 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश 


(कलेक्टोरेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 204, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश) 
क्र.-4393-रीडर--1/24 जूनी इंदौर, दिनांक 19 जून 2024 
(फार्म चार) 
[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 50) व 
मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत] 
आवेदक श्री वैभव नगर, दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट, पता-वैभव नगर, कनाड़िया रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक 
द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. 
अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट 
में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक 
माह अर्थात्‌ 30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार 
के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के 
उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :- 
परिशिष्ट 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण) 
श्री वैभव नगर, दुर्गा माता मंदिर gee पता - वैभव नगर, कनाड़िया रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश 
अचल सम्पत्ति :- निरंक. 


चल सम्पत्ति :- 15,000. 
आज दिनांक 19 जून 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


(G-1436) घनश्याम धनगर, रजिस्ट्रार. 


न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग we, जिला ge, मध्यप्रदेश 
क्र. 247-री राऊ-2024 grey, दिनांक 25 जून 2024 
(फार्म - चार) 

आवेदक चंदरबाई मथुरालाल जैन (पुराणी) पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-1053, सुदामा नगर, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास 
अधिनियम, 1954 के तहत्‌ चंदरबाई मथुरालाल जैन (पुराणी) पारमार्थिक ट्रस्ट के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 
(वीस-1951) की धारा 4 के अन्तर्गत उपरोक्त उललेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत 
किया गया है. 

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे 
परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 
से एक माह अर्थात्‌ (80 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. 


656 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 [ भाग 3 (1 ) 


निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 
परिशिष्ट 


(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण) 


ट्रस्ट का नाम : चंदरबाई मथुरालाल जैन (पुराणी) पारमार्थिक ट्रस्ट 
पता :- : कार्यालय-1053, सुदामा नगर, इंदौर 

अचल सम्पत्ति : निरंक 

चल सम्पत्ति 5 ‘11,000 /— 


आज दिनांक 24 मई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 


(G-1437) विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 


कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन ग्रामीण, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश 

क्रमांक-एसडीएम ग्रामीण-रीडर--1--2024--2067 उज्जैन, दिनांक 48 जून 2024 
प्रारूप-चार 
(नियम-5) 1 (देखिए) 
[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक 
न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए.] 

पंजीयक, 

लोक न्यास, 

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष 

चूंकि आवेदक नारायणसिंह पिता बहादुरसिंह, अध्यक्ष एवं भारतसिंह पंवार पिता हिन्दुसिंह, सचिव, निवासीगण ग्राम 
बोड़ानी बाडकुम्मेद उज्जैन द्वारा खादुश्याम मंदिर ट्रस्ट ग्राम बोड़ानी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) 
की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा 
यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 26 जुलाई 2024 को दोपहर 03.00 बजे स्थान--सम्राट 
विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक-130 में विचार के लिए लिया जावेगा. 

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार 
रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है. 

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन का लोक ara का 
पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 जुलाई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधघारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित 
जांच करना प्रस्थापित करता हूँ. 

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति को कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित 
रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 
से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुतकर्ता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या 
अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्तियों को विचार के 
लिए ग्राहय नहीं किया जाएगा :- 


भाग 3 (1) ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024 657 


अनुसूची 
(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक =e का नाम और पता) 
न्यास का नाम — GTI मंदिर ट्रस्ट, ग्राम बोड़ानी 
कार्यालय — ग्राम बोड़ानी, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र. 
अचल संपत्ति :- वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है. 
चल संपत्ति :- वर्तमान में न्यास के पास चल संपत्ति शून्य दर्शाई है. 


(G-1438) अर्थ जैन, पंजीयक. 


कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, एम.पी. नगर Ga, fore भोपाल 
क्र.-751-अ.वि.अ.-रीडर-2024 भोपाल, दिनांक 28 जून 2024 
प्रकरण क्रमांक 001/बी-113(4)/2024-25 


[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 
के नियम 4(1) के अन्तर्गत] 


जैसा कि "धम्म सॉची इंटरनेशनल विपसन्ना मेडिटेशन सेन्टर न्यास " द्वारा प्रबंधक श्री आनंद धवनकर, पंजीकृत 
पता-एम-40, भारती निकेतन, कैलाश नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की 
धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, 


एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 15 जुलाई 2024 को विचार में लिया जावेगा. 
कोई भी व्यक्ति जो ow ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों 
में इस सूचना के प्रकाशन के "45 दिवस " के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के 
माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखिल्न आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति 
के पश्चात्‌ प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा — 


अनुसूची 
ट्रस्ट का नाम व पता +- "ae सॉँची इंटरनेशनल विपसन्ना मेडिटेशन सेन्टर न्यास " द्वारा प्रबंधक श्री आनंद धवनकर, 
पंजीकृत पत्ता-एम-40, भारती निकेतन, कैलाश नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल. 
चल संपत्ति :- 10,000 /- (कुल दस हजार रुपये मात्र) 
अचल संपत्ति +- निरंक 


आज दिनांक 26 जून 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया. 


(G-1439) एल. के. खरे, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश TAT 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2024--आषाढ़ 21, शक 1946 


भाग 3 (2) 
सांख्यिकी सूचना 


(कुछ नहीं) 


55 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


